सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 119 


_ 30 माघ, 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार , - 

20 फरवरी, 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
14 फरवरी , 2017 


mance 


संख्या- 5 / न०वि०/ 14th FC / Performance Grant ( 2016- 17 )/ 13 / 2016- 1124-- नगर विकास एवं 
आवास विभाग की अधिसूचना संख्या -6654 दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 के द्वारा 14वें वित्त आयोग के 
अधीन कार्य प्रदर्शन अनुदान (Performance Grant ) के शहरी स्थानीय निकायों में आवंटन हेतु प्रक्रिया 
का निर्धारण किया गया है । 
2. उक्त अधिसूचना में प्रावधानित है कि निकायों के द्वारा तीन मानक/ शर्त, यथा- अंकेक्षण , 
राजस्व सुधार एवं सेवा स्तर बेंच मार्क के मापदण्डों को पूरा करने के उपरांत ही कार्य प्रदर्शन अनुदान 
की राशि आवंटित की जा सकेगी । 
3. अधिसूचना की कंडिका -8 के प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कार्य प्रदर्शन अनुदान 
( Performance Grant) के आवंटन के निमित्त निकायों के लिए दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक 
अंकेक्षण प्रतिवेदन , राजस्व सुधार प्रतिवेदन एवं सेवा स्तर बेंच मार्क के मानक / शर्त पूर्ण करने की 
अंतिम तिथि निर्धारित है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 20 फरवरी, 2017 
परन्तु, अबतक किसी भी निकाय के द्वारा इन समस्त शर्त/ मानकों को पूरा नहीं किया गया है 
तथा अधिकांश निकाय इसके लिए प्रयत्नशील हैं । 
4. अतः उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना संख्या -6654 दिनांक 6 दिसम्बर , 2016 
की कंडिका -8 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विशेष परिस्थिति 
में अंकेक्षण प्रतिवेदन ( Audit Report ), राजस्व सुधार प्रतिवेदन (Increase in Revenue ) तथा सेवा स्तर 
बेंच मार्क (Service Level Bench Mark ) की मानक/शर्त को पूरा करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 
31 दिसम्बर , 2016 को विस्तारित करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक निर्धारित किया जाता है | 


ea 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 119-- 50 


